मध्यप्रदश 


शासन 


सत्य मेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 40 ] 


भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2013 - आश्विन 12, शके 1935 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


आम सूचना 


सर्व - साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स क्वालिटी स्टोन इम्पेक्स फूलपुर रोड, बानमोर जिसका प्रधान कार्यालय फूलपुर 
रोड, बानमोर, मुरैना , मध्यप्रदेश है. जिसकी मूल भागीदारी विलेख दिनांक 01-10-2010 को लेखबद्ध किया गया था के गठन में दिनांक 02-09-2013 
को निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है : 


: 


1. भागीदार श्री नरेश कुमार गोयल पुत्र श्री रोशनलाल गोयल, निवासी - सरमथुरा 


2. श्री राधेश्याम गर्ग पुत्र श्री रोशनलाल गर्ग, निवासी - बाड़ी 


3. श्रीमती सारिका गोयल पत्नी श्री नरेश गोयल , निवासी - सरमथुरा 


4. सागर जिंदल पुत्र श्री दिनेशचन्द जिंदल , निवासी -सरमथुरा इनके स्थान पर एक नया भागीदार श्रीमती स्मिता बिंदल पत्नी 
श्री लखनलाल बिंदल, निवासी - ए -295, आनंद नगर, बहोड़ापुर , ग्वालियर नये भागीदार होंगे एवं श्रीमती पप्पी जिंदल पत्नी श्री रघुनाथ प्रसाद जिंदल 
जो कि पूर्व भागीदार थीं, यथावत रहेंगी. 


श्रीमती पप्पी जिंदल 50 प्रतिशत एवं श्रीमती स्मिता बिंदल 50 प्रतिशत के भागीदार होंगी. यदि आपत्ति हो तो मेरे कार्यालय में मय साक्ष्य 
तीन दिन में उपस्थित होवें , बाद आपत्ति स्वीकृत न होकर नवीन भागीदारी पुनर्गठन सह संशोधन - पत्र पंजीकृत कराया जावेगा. 


C. P. Singh , C. P. Khatri, 

( Advocates ) 


Ist Floor, Surya Tower, 


Near Old High Court, Jayendraganj, 


Lashkar, Gwalior (M.P.). 


( 358 - बी . ) 


1114 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 


[ भाग 3 ( 1 ) 


NOTICE 


U / S . 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932 


Notice is hereby given that the firm " OJAS BUILDERS AND DEVELOPERS" of Bhopal Vide 
Reg . No.01/01/01/00492/2011, dated 2010-2011 Date ofRegistration 14-02-2011 undergone the following 
changes 


1. That Ku. Vinita Dashyankar D/ o Shri K. R. Dashyankar has joined the Partnership firm and 

Shri Nishant Gupta S/o Shri A.K. Gupta has also desire to retire from the Partnership firm and , 
firm shall continue to carry on the business at E - 7/ 635 Extension, Third Floor, Above Punjab 
National Bank , Shahpura , Bhopal firm w.e.f. 23-07-2013 . 


For SHILPI SINGH , 

( Partner ), 
" OJAS BUILDERS AND DEVELOPERS " 

E- 7/635 Extension, Third Floor , 
Above Punjab National Bank , 

Shahpura, Bhopal . 


( 359- B .) 


आम सूचना 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स भवानी प्रसाद शर्मा, कॉन्ट्रेक्टर, मुदगल पायगा, माधौगंज, लश्कर, ग्वालियर में 
फर्म की रचना में निम्नांकित संशोधन किये जा रहे हैं - फर्म में दिनांक 29-03-1977 से किशनकुमार मुदगल एवं श्री शंकरलाल मुदगल 
फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं एवं श्री हेमंत कुमार मृत्यु होने के कारण पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 12-03-1983 को फर्म में सुरेश कुमार, 
श्रीमती जागेश मुदगल, उर्मिल्स शर्मा फर्म में सम्मिलित हुये हैं एवं किशनकुमार मुदगल, शंकरलाल मुदगल इसी दिनांक से पृथक् हो गये हैं 
एवं दिनांक 25-02-1992 को फर्म में जीतेन्द्र मुदगल एवं श्रीमती सरला देवी मुदगल सम्मिलित हो गए हैं एवं श्रीलाल की मृत्यु होने के कारण पृथक् 
हो गये हैं एवं दिनांक 01-04-1983 से फर्म में किशनकुमार मुदगल सम्मिलित हो गये हैं तथा श्रीमती जागेश मुदगल इसी दिनांक से पृथक् हो गये 
हैं एवं दिनांक 04-04-2001 को फर्म में श्रीमती सरला पचौरी सम्मिलित हो गई हैं तथा श्रीमती सरला देवी मुदगल इसी दिनांक को पृथक् हो गई हैं 
एवं दिनांक 16-06-2002 को फर्म में साझेदार के रूप में- ( 1 ) नवनीत शर्मा, ( 2 ) श्रीमती भागीरथी मिश्रा, ( 3 ) राजीव गुप्ता , ( 4 ) मुकेश गुप्ता, 
( 5 ) रामप्रकाश चौधरी, ( 6 ) योगेश शुक्ला , ( 7) विमल उपाध्याय, ( 8 ) राहुल अग्रवाल में सम्मिलित हो गये हैं तथा इसी दिनांक को 
( 1 ) सुरेश कुमार , ( 2 ) उर्मिल्स शर्मा एवं (3 ) श्रीमती सरला पचौरी पृथक् हो गई हैं एवं दिनांक 10-02-2004 को फर्म में 
श्रीमती रामकली मुदगल सम्मिलित हो रही हैं एवं भवानी प्रसाद मृत्यु होने के कारण पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 01-10-2004 से फर्म में 
( 1 ) श्री सुरेश मुदगल, ( 2 ) अशोक अग्रवाल, ( 3 ) धर्मेन्द्र शर्मा, ( 4 ) रघुनाथ कदरे सम्मिलित हो रहे हैं एवं ( 1) नवनीत शर्मा, ( 2 ) योगेश शुक्ला, 
( 3 ) विमल उपाध्याय , ( 4 ) श्रीमती रामकली मुदगल इसी दिनांक को पृथक् हो रही हैं एवं 01-04-2005 से फर्म में रेखा ( जया ) मिश्रा फर्म में 
सम्मिलित हो रही हैं एवं ( 1 ) श्रीमती भागीरथी मिश्रा, ( 2 ) रामप्रकाश चौधरी इसी दिनांक से पृथक् हो रहे हैं एवं दिनांक 21-09-2005 को फर्म 
में श्रीमती रामकली मुदगल एवं जगमोहन शर्मा सम्मिलित हो रहे हैं तथा राजीव गुप्ता एवं मुकेश गुप्ता इसी दिनांक से पृथक् हो रहे हैं एवं 
01-04-2007 से फर्म से - ( 1 ) राहुल अग्रवाल , ( 2 ) अशोक अग्रवाल पृथक् हो रहे हैं एवं 01-04-2010 से फर्म में श्री कपिल मुदगल साझेदार 
के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं एवं रघुनाथ कदरे एवं जगमोहन शर्मा इसी दिनांक से पृथक् हो रहे एवं दिनांक 01-09-2013 को फर्म में 
श्रीमती जागेश मुदगल एवं श्रीमती अनीता मुदगल साझेदार के रूप में सम्मिलित हो रही हैं एवं जीतेन्द्र मुदगल एवं किशनकुमार मुदगल इसी दिनांक 
से पृथक् हो रहे हैं . सर्वजन एवं आमजन सूचित हों . 

सुरेश मुदगल, 

( पार्टनर ) 
फर्म - भवानी प्रसाद शर्मा, कॉन्ट्रेक्टर, 

मुदगल पायगा, माधौगंज , लश्कर , ग्वालियर . 
( 360 - बी. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 


1115 


आम सूचना 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स राज लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन, 59, पूजा सदन , साड़ा कॉलोनी , भरसूला चौराहा, राधौगढ़ 
में फर्म की रचना में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं -- ( 1 ) दिनांक 28-07-2005 को श्री सूर्यप्रकाश रघुवंशी, निवासी राधा कॉलोनी, गुना 

फर्म 
में सम्मिलित हो गये हैं . ( 2 ) दिनांक 31-12-2008 को श्री अजीत सिंह भाटी, निवासी एम.आई.जी. 44, साड़ा कॉलोनी, भरसूला , राधौगढ़, अपनी 
स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं और दिनांक 01-01-2009 को श्रीमती कृष्णा रघुवंशी, निवासी राधा कॉलोनी, गुना फर्म में सम्मिलित हो गई हैं . 
तथा इसी दिनांक से फर्म का मुख्य कार्यालय 59, पूजा सदन, साड़ा कॉलोनी , भरसूला चौराहा, राधौगढ़ , गुना से नवीन स्थल, 8, न्यू सिटी कॉलोनी, 
ए.बी. रोड, गुना पर स्थानांतरित हो गया है. ( 3) दिनांक 01-04-2013 को श्रीमती कृष्णा रघुवंशी, निवासी राधा कॉलोनी , गुना अपनी स्वेच्छा से फर्म 
से पृथक् हो गई हैं . सर्वजन एवं आमजन सूचित हों . 

सूर्यप्रकाश रघुवंशी , 

( पार्टनर ) 
फर्म - मैसर्स राज लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन , 

59, पूजा सदन, साड़ा कॉलोनी , 
( 367 - बी .) 

भरसूला चौराहा, राधौगढ़ , गुना. 


नया नाम : 


उप - नाम परिवर्तन 
मैं , जगदीश प्रसाद कहार आज से अपना उपनाम कहार के स्थान पर अजनेरिया कर रहा हूँ वर्तमान, भविष्य में इसी नाम से जाना, पहचाना जाऊंगा. 

पुराना नाम : 
( जगदीश प्रसाद कहार ) 

( जगदीश प्रसाद अजनेरिया ) 

पुत्र स्व . श्री कन्हैया लाल . 
( 361- बी . ) 


उप - नाम परिवर्तन 


मैं , हरिशंकर पटेल आत्मज स्वर्गीय श्री तुलसीराम पटेल, 95 - ए/ 4, तुलसी नगर , भोपाल आज से अपना उपनाम पटेल के स्थान पर शर्मा 
कर रहा हूँ. मुझे हरिशंकर शर्मा के नाम से जाना - पहचाना एवं पुकारा जाये. मैं , समस्त अभिलेखों , विलेखों, कार्यवाहियों, व्यवहार में हरिशंकर शर्मा 
के नाम एवं हस्ताक्षर का उपयोग करूंगा. 


पुराना नाम : 


नया नाम : 


( हरिशंकर पटेल ) 


( हरिशंकर शर्मा ) 


पुत्र स्व . श्री तुलसीराम. 


( 362 - बी . ) 


नाम परिवर्तन 
मेरा नाम अमर कुमार जुडियासिंघानी पिता शामुमल है, जिसे मैंने बदलकर अमर कुमार सिंघानी पिता शामुमल कर लिया है. अतः मुझे अब 
अमर कुमार सिंघानी पिता शामुमल के नाम से जाना जाये, भविष्य में सभी शासकीय एवं शिक्षा प्रमाण - पत्र में परिवर्तित नाम से सम्बोधित किया जाये 
एवं पढ़ा जाये. 


नया नाम : 


पुराना नाम : 
( अमर कुमार जुडियासिंघानी ) 


( अमर कुमार सिंघानी ) 
पिता 

शामुमल, 
म. नं. 61, राग - रागिनी गुरू गोविंदसिंह कॉलोनी, 


बुरहानपुर ( म . प्र. ) . 


( 363 - बी . ) 


1116 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , हर्ष वर्धन जैन ( पुराना नाम ) पिता श्री अजीत कुमार जैन , निवासी - एमआईजी 8/4, 
गीतांजली कॉम्पलेक्स, साउथ टी. टी . नगर, भोपाल अपना कुलनाम बदलकर हर्ष कोछल्ल ( नया नाम ) पिता श्री अजीत कुमार जैन कर रहा हूँ. 
अतः मुझे हर्ष कोछल्ल के नाम से जाना जाये. 

पुराना नाम : 
( हर्ष वर्धन जैन ) 

( हर्ष कोछल्ल ) 
( 364 - बी . ) 

( Harsh Kossal ) . 


नया नाम : 


नाम परिवर्तन 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी सभी शैक्षणिक सर्टिफिकेट अंकसूचियों में तथा मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम निम्नानुसारलिखा 
गया है : 


उदय कुमार जैन , 


Uday Kumar Jain , 


पिता श्री डालचंद जैन , 


S /o Shri Dal Chand Jain , 


चमेली चौक , सागर ( म. प्र. ) 470002 


Chameli Chowk, Sagar (M.P. ) 470002 . 


यहकि आज दिनांक 28-05-2013 से मेरा सही नाम निम्नानुसार सुधार कर पढ़ा-लिखा एवं जाना जावे : 


उदय चंद जैन 


Uday Chand Jain . 


पिता स्व . श्री डालचंद जैन 


Slo Late Shri Dalchand Jain 


श्रीमंत 

भवन, बी.एस.जैन मार्ग, 
राजीव नगर , सागर ( म. प्र. ) 470002. 


Shreemant Bhavan , B.S.Jain Marg , 
Rajeev Nagar, Sagar (M.P.) 470002. 


नया नाम : 


पुराना नाम : 
( उदय कुमार जैन ) 


( उदय चंद जैन ) 
पिता स्व . श्री डालचंद जैन 
श्रीमंत भवन, बी.एस.जैन मार्ग, 
राजीव नगर , सागर ( म. प्र. ) 470002. 


( 365 - बी. ) 


CHANGE IN NAME 


I, Rani BaiKalra Hereby Declare that I have change my name as Hina Narsinghani So, from now and In future 
I will be known by my new name. 
Old Name : 

New Name : 


( RANI BAIKALRA ) 


(HINA NARSINGHANI ) 

Add - 9 , Palace Colony , 
Behind 6 , Bunglow, Indore ( M.P. ). 


(366 - B.) 


नाम परिवर्तन 


शादी के पूर्व में मेरा नाम कुमारी मीना टेकवानी पुत्री श्री आतुमल टेकवानी था , शादी के बाद मेरा परिवर्तित नया नाम 
श्रीमती रशमी ज्ञानचंदानी पत्नी स्व . मुरली कुमार ज्ञानचंदानी हो गया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नये नाम से जाना जावे. 
पुराना नाम : 

नया नाम : 
( कुमारी मीना टेकवानी ) 

( रशमी ज्ञानचंदानी ) 
पुत्री श्री आतुमल टेकवानी 

पनि स्व . मुरली कुमार ज्ञानचंदानी, 

निवासी प्लाट नं . 408, वन ट्री हिल्स , 
( 368 - बी . ) 

बैरागढ़, भोपाल. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 


1117 


विविध 


आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं 
कार्यालय आयुक्त भू - अभिलेख एवं बन्दोबस्त , मध्यप्रदेश , ग्वालियर 


ग्वालियर , दिनांक 19 सितम्बर, 2013 


क्र .527 /10 परीक्षा/ पट.प्रशि./ 2013. - राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर /राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर / पटवारी प्रशिक्षण 
शाला, खरगौन/होशंगाबाद/ जबलपुर / रीवा में आयोजित पटवारी परीक्षा वर्ष 2013 हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर सर्व-साधारण की जानकारी के लिये 
कार्यक्रम निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है : 


स.क्र . 


दिनांक 


परीक्षा का दिन 


विषय 


परीक्षा का समय 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


21-10-2013 


सोमवार 


म . प्र. भू - राजस्व संहिता 


प्रात : 9.00 बजे से 12.00 


2 . 


22-10-2013 


मंगलवार 


म. प्र. भू. अभिलेख नियमावली 


प्रातः 9.00 बजे से 12.00 


3 . 


23-10-2013 


बुधवार 


तरतीब कागजात 


प्रात : 9.00 बजे से 12.00 


4 . 


24-10-2013 


गुरुवार 


सर्वेसिद्धान्त 


प्रात : 9.00 बजे से 12.00 


5 . 


25-10-2013 


शुक्रवार 


कम्प्यूटर सैद्धान्तिक 


प्रात : 9.00 बजे से 12.00 


6 . 


26-10-2013 


शनिवार 


कम्प्यूटर व्यवहारिक 


प्रात: 8.00 बजे से समूह में आयोजित, प्रत्येक समूह 
के लिए 1.00 घण्टा परीक्षा समाप्त होने तक निरन्तर. 


28-10-2013 


सोमवार 


कम्प्यूटर व्यवहारिक 


प्रात : 8.00 बजे से समूह में आयोजित, प्रत्येक समूह 
के लिए 1.00 घण्टा परीक्षा समाप्त होने तक निरन्तर. 


29-10-2013 


मंगलवार 


कम्प्यूटर व्यवहारिक 


प्रातः 8.00 बजे से समूह में आयोजित, प्रत्येक समूह 
के लिए 1.00 घण्टा परीक्षा समाप्त होने तक निरन्तर . 


7 . 


30-10-2013 


बुधवार 


सर्वे/फील्ड बुक 


प्रात : 8.00 बजे से ( परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा ) 

में ली जावेगी. 


परीक्षा समूह 


31-10-2013 


गुरुवार 


सर्वे/ फील्ड बुक 


प्रातः 8.00 बजे से ( परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा ) 
परीक्षा समूह 

में ली जावेगी. 


01-11-2013 


शुक्रवार 


सर्वे/ फील्ड बुक 


प्रात : 8.00 बजे से ( परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा ) 

में ली जावेगी. 


परीक्षा समूह 


02-11-2013 


शनिवार 


सर्वे/ प्लाटिंग करना 


प्रातः 9.00 से 10.30 बजे तक 1.30 घण्टा होगी. 
( दिनांक 30-10-2013, 31-10-2013 एवं 
01-11-2013 को ली गयी परीक्षा की ) . 


निसार अहमद , 

उपायुक्त . 
वास्ते - आयुक्त भू - अभिलेख एवं बन्दोबस्त. 


( 528 ) 


1118 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर , 2013 


[ भाग 3 ( 1 ) 


न्यायालयों की सूचनाएं 
न्यायालय पंजीयक , लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर 

ग्वालियर , दिनांक 20 अगस्त, 2013 


प्र . क्र . 02/ 2012-13/ बी -113 ( 1 ) . 


प्रारूप-4 


[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम ( 1951 की 30 ) की धारा -5 की उपधारा ( 2 ) और 

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम , 1962 का नियम-5 ( 1 ) देखिए ] 
वीरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री चोखेलाल शर्मा, निवासी - नर्मदा कॉलोनी, बारादरी मुरार, ग्वालियर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 
( 1951 की 30 ) की धारा -4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को विचार के लिये दिया जावेगा. 

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे 
इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है . 

अतः मैं , पंजीयक, लोक न्यास अनुविभागीय अधिकारी , ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 24 सितम्बर, 2013 
को उक्त अधिनियम की धारा -5 की उपधारा ( 1 ) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ 

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और 
किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित 
कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त 
अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा. 

अनुसूची 

( लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन ) 
1. लोक न्यास का नाम और पता " श्री सेवाधाम चेरिटेबल ट्रस्ट " 67, नेहरू कॉलोनी, ठाटीपुर, मुरार, ग्वालियर , म. प्र. 


2. चल सम्पत्ति 


11,000 / - रुपये 


3. अचल सम्पत्ति 


निरंक . 


एच. एस. भदौरिया , 

पंजीयक . 


( 512 ) 


न्यायालय रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी , मुंगावली, जिला अशोकनगर 
श्री माँ जानकी मंदिर करीला ट्रस्ट ग्राम पंचायत जसैया तहसील मुंगावली में नामित नये सदस्य एवं अध्यक्ष का निर्वाचन होने से विज्ञप्ति 

का प्रकाशन आधीन धारा-25 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट , 1951 के तहत् 
मंदिर के मृत अध्यक्ष एवं मृत ट्रस्टीगण तथा 

चयनित अध्यक्ष एवं नवीन सदस्य ट्रस्टीगण 
सदस्यता त्यागने वाले सदस्यों के नाम 
1. स्व . श्री संग्रामसिंह , अध्यक्ष 

श्री महेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह यादव, निवासी ग्राम रुसल्ला 
2. स्व . श्री सीताराम पुत्र छोटेराम शर्मा 

श्री लालाराम पुत्र छोटेराम शर्मा, इकोदिया 
3. स्व . श्री दीपचंद पुत्र खुशाल अहिरवार, बरखेड़ा जमाल श्री हरनामसिंह पुत्र श्री दीपचंद अहिरवार , बरखेड़ा जमाल 
4. स्व . श्री मोकमसिंह पुत्र सरदारसिंह, कानीखेड़ी 

श्री रामबाबू पुत्र मोकमसिंह कानीखेड़ी 
5. श्री उदयभान पुत्र भवरसिंह यादव जसैया 

श्री महेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह यादव 
6. श्री भीकमसिंह आदिवासी लालमन चक्क 

श्री रतिराम पुत्र देवीसिंह आदिवासी बासखेड़ा 

रविशंकर पटले , 
( 513 ) 

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी . 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 


1119 


न्यायालय पंजीयक , सार्वजनिक लोक न्यास , बुरहानपुर , जिला बुरहानपुर 
प्र . क्र . बी / 113/ 2012-13. 

प्रारूप- तृतीय 

[ नियम पाँच ( 1 ) देखिये ] 
( मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम , 1951 की धारा -4 के अन्तर्गत ) 
एतद्द्वारा सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि 
अध्यक्ष, दिनेश पिता रामदास सोनवणे, निवासी बिरोदा, तहसील एवं जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश ने " श्री सांई मंदिर समिति ट्रस्ट, बिरोदा बुरहानपुर " 
का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा -4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये " लोक न्यास " के रूप में पंजीकृत किये जाने के 
लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना - पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 17 सितम्बर , 2013 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया 


. 


जावेगा. 


जिला बुरहानपुर 


किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की 
तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या 
अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा. 

अनुसूची 

( लोक न्यास का नाम और पता , सम्पत्ति का विवरण ) 
1. लोक न्यास का नाम 

" श्री साई मंदिर समिति ट्रस्ट, बिरोदा बुरहानपुर ". 
2. चल सम्पत्ति 

निरंक . 
3. अचल सम्पत्ति 

निरंक . 
( 514 ) 

जारी दिनांक 20 अगस्त , 2013 
प्र. क्र . बी / 113/ 2012-13 . 

प्रारूप - तृतीय 

[ नियम पाँच ( 1 ) देखिये ] 
( मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम , 1951 की धारा -4 के अन्तर्गत ) 
एतद्द्वारा सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक, बुरहानपुर , 

के समक्ष यह कि 
अध्यक्ष, राजेन्द्र पिता नटवरलाल मोतीवाला, निवासी सिलमपुरा, बुरहानपुर , तहसील एवं जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश ने “ श्री सिद्धसाई मन्दिर ट्रस्ट 
रेणुका माता मन्दिर रोड , बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा -4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये " लोक न्यास " 
के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना - पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को 
मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा. 

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की 
तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या 
अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये . उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा. 

अनुसूची 

( लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण ) 
1. लोक न्यास का नाम व पता श्री सिद्धसाई मन्दिर ट्रस्ट " रेणुका माता मन्दिर रोड, बुरहानपुर. 
2. चल सम्पत्ति 

भारतीय स्टेट बैंक शाखा खण्डवा रोड, बुरहानपुर, में बचत खाता क्र . 63029320420 में 
1,20,359/- जमा है एवं पंजाब नेशनल बैंक शाखा शनवारा , बुरहानपुर में बचत खाता 

क्र . 3236000101215091 में 3,441/ - जमा है . 
3. अचल सम्पत्ति 

ग्राम मोहम्मदपुरा स्थित ख. नं . 672/15 रकबा 0.09 हैक्टर ( 0.01 हैक्टर मन्दिर की भूमि को 
छोड़कर ) एवं 672/15 पैकी पूर्व दिशा का 0.01 हैक्टर भूमि अचल सम्पत्ति के रूप में स्थित है. 

सूरज नागर , 
( 514 - A ) 

पंजीयक . 


1120 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 


[ भाग 3 ( 1 ) 


न्यायालय पंजीयक , सार्वजनिक लोक न्यास , बुरहानपुर 

जारी दिनांक 31 अगस्त , 2013 
प्र . क्र . बी /113/ 2012-13 . 

प्रारूप- तृतीय 

[ नियम पाँच ( 1 ) देखिये ] 
( मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम , 1951 की धारा -4 के अन्तर्गत ) 
एतद्द्वारा सर्व - साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक , बुरहानपुर , जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि 
अध्यक्ष, हरीश पिता नारायण चन्देल, निवासी - मालीवाड़ा, आलमगंज, बुरहानपुर, तहसील एवं जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश ने “शिव धोबी रजक 
समाज ट्रस्ट बुरहानपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर ( मध्यप्रदेश ) " रेणुका माता मन्दिर रोड , बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा -4 
के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये " लोक न्यास " के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना- पत्र दिया 
जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा. 

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की 
तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या 
अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये . उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा. 

अनुसूची 

( लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण ) 
1. लोक न्यास का नाम व पता " शिव धोबी रजक समाज ट्रस्ट बुरहानपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर ( मध्यप्रदेश ) 
2. चल सम्पत्ति 

डाकघर, राजपुरा, बुरहानपुर में बचत खाता क्रं . 509996 में 32,000 / - जमा है . 
3. अचल सम्पत्ति निरंक . 

के . आर. बड़ोले , 
( 514 - B ) 

पंजीयक . 
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं पंजीयक , लोक न्यास, बैतूल , जिला बैतूल 


प्रारूप क्र .4 


[नियम 5 ( 1 ) देखिये ] 
[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1951 ( 1951 का 30 ) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम , 1962 के नियम 3 ( 1 ) के द्वारा ] 
लोक न्यासों के पंजीयक , बैतूल , जिला बैतूल के समक्ष. 

यह कि श्री गौरीशंकर मंदिर , बडोरा, जिला बैतूल मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा -4 के 
अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा 
सूचना - पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन - पत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 2011 वे दिवस मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा. 

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना - पत्र के प्रकाशन 
की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त आपत्तियों 
को विचार में नहीं लिया जावेगा . 

अनुसूची 
1. लोक न्यास का नाम व पता : श्री गौरीशंकर मंदिर, बडोरा, जिला बैतूल मध्यप्रदेश . 
2. चल सम्पत्ति 

रुपये 11,000/ - ( रुपये ग्यारह हजार केवल ) भविष्य में प्राप्त होने वाला दान. 
3. अचल सम्पत्ति 

मौजा बडोरा - खसरा नं .7 रकबा 0.753, ख. नं . १ रकबा 1.664, ख. नं . 10 रकबा 0.271 , 
ख . नं. 13 रकबा 0.506, ख . नं. 16 रकबा 2.991 , ख. नं . 73 रकबा 0.101, ख. नं . 74 रकबा 
2.930, ख. नं . 75 रकबा 1.356 कुल क्षेत्रफल रकबा 10.572 हैक्टेयर भूमि . 

संजीव श्रीवास्तव , 
( 515 ) 

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं पंजीयक . 


.. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 


1121 


न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार , पब्लिक ट्रस्ट गौहरगंज, जिला रायसेन मध्यप्रदेश 

गौहरगंज , दिनांक 31 अगस्त, 2013 
[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम , 1951 की धारा -5 ( 1 ) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम , 1952 के नियम 5 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
समक्ष:- रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट गौहरगंज, जिला रायसेन मध्यप्रदेश. 

जैसाकि आवेदक श्री हनुमान मंदिर न्यास ग्वालटोली बरखेड़ा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम , 
की धारा -4 के अंतर्गत एक आवदेन पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है. 

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को विचार में लिया जावेगा . यदि 
कोई व्यक्ति संस्था जो ट्रस्ट में या ट्रस्ट की सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना 
के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करे अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित 
आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. 


अनुसूची 


ट्रस्ट का नाम 


कार्यालय का पता 


अचल सम्पत्ति 


श्री हनुमान मंदिर न्यास ग्वालटोली बरखेड़ा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन मध्यप्रदेश द्वारा 
पब्लिक ट्रस्ट मध्यप्रदेश . 
श्री हनुमान मंदिर न्यास ग्वालटोली बरखेड़ा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन मध्यप्रदेश द्वारा 
पब्लिक ट्रस्ट मध्यप्रदेश. 
निरंक . 
सैंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में खाता क्रमांक 3214032609, में 5,000.00 रुपये 
( पांच हजार रुपये मात्र ) जमा . 

वृन्दावनसिंह, 
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार . 


चल सम्पत्ति 


( 527 ) 


न्यायालय रजिस्ट्रार , पब्लिक ट्रस्ट , इन्दौर 

( फॉर्म - चार ) 
[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 ( तीस ) ( 95 ) की धारा -5 ( 2 ) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 

श्रद्धा सिंघल चेरिटेबल ट्रस्ट , कार्यालय 55, मुराई मोहल्ला, छावनी, इन्दौर, की ओर से श्री कमल नयन सिंघल, निवासी 55, मुराई मोहल्ला, 
छावनी, इन्दौर , द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा -4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया है. 

अतः सर्व - साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया 
गया है , के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् ( 30 दिन ) के अंदर 
इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते 
हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं . 

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/ दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. 


.. 


परिशिष्ट 
( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल सम्पत्ति का विवरण ) 
ट्रस्ट का नाम 

श्रद्धा सिंघल चेरिटेबल ट्रस्ट. 
कार्यालय 

55, मुराई मोहल्ला, छावनी , इन्दौर. 
अचल सम्पत्ति 

निरंक. 
चल सम्पत्ति 

रुपये 5,11,000/ - ( अक्षरी रुपये पांच लाख ग्यारह हजार मात्र ). 
आज दिनांक 09 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया . 
( 517 - A ) 


.. 


1122 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 


[ भाग 3 ( 1 ) 


( फॉर्म - चार ) 


[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 ( तीस ) ( 95 ) की धारा -5 ( 2 ) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम , 1963 नियम 5 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 

ईश्वर प्रेम विद्या मंदिर, चेरिटेबल ट्रस्ट , कार्यालय 22, आर . आर. केट रोड, इन्दौर की ओर से श्री संत भक्तिप्रिया पिता सुरेशचंद्र त्रिपाठी , 
पता 100, सिंधु नगर , इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा -4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया है. 

अतः सर्व - साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया 
गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् ( 30 दिन ) के अंदर 
इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते 
हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं . 


निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों / दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. 


परिशिष्ट 


( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल सम्पत्ति का विवरण ) 


ट्रस्ट का नाम 


ईश्वर प्रेम विद्या मंदिर, चेरिटेबल ट्रस्ट 


कार्यालय 


22, आर. आर. केट रोड , इन्दौर. 


अचल सम्पत्ति 


निरंक . 


चल सम्पत्ति 


रुपये 11,000/ - ( अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र ) . 


आज दिनांक 09 सितम्बर , 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया. 


विजय कुमार अग्रवाल , 

रजिस्ट्रार. 


( 517 ) 


अन्य सूचनाएं 
कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी , गोहद, जिला भिण्ड 

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के 57 ( सी ) के अन्तर्गत ] 
उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं भिण्ड के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 के अन्तर्गत 
निम्नलिखित परिसमापन अधीन सहकारी संस्थाओं का धारा -70 अन्तर्गत मुझे आदेश क्रमांक 182 , दिनांक 30 जनवरी, 2013 द्वारा परिसमापक 
नियुक्त किया गया है : 


क्र . 


संस्था का नाम 


पंजीयन 
क्रमांक व दिनांक 


परिसमापक आदेश 
क्रमांक व दिनांक 


1 


2 


3 


4 


ܚܝܚܝܢ 


तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इटायंदा 


506/ 18-03-1988 


632/ 07-05-2013 


2 . 


648/ 20-04-1989 


633/07-05-2013 


3 . 


753/ 20-09-2001 


4 . 


745 / 15-09-1998 


तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करवास 
ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गिरगांव 
ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खेरे का पुरा 
ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रसनोल 
ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सहरौली 
ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गुमारा 


5 . 


769/ 30-07-1999 


6 . 


770 / 30-07-1999 


978 / 06-07-2005 


7 . 


777/ 05-08-1999 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर , 2013 


1123 


ܢܝܚ 


2 


3 


4 


8 . 


783/ 12-08-1999 


1010/ 07-04-2005 


9 . 


ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बाराहेड 
ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., टेटोन 
ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जनकपुरा 


785 / 13-08-1999 


10 . 


851 / 25-09-2002 


851/ 14-02-2006 


11 . 


ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रायतपुरा 


926/ 20-12-2005 


12. 


ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अतरसोहा 


857/ 27-11-2002 


13. 


858/ 27-11-2002 


ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., इटायंदा 
ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मालनपुर 


14. 


763/ 27-07-1999 


15 . 


ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रतवा खुर्द 


778 / 05-08-1999 


16 . 


आदर्श बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मौ 


2641 / 20-04-1991 


17. 


आदर्श बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भगवासा 


292/ 15--11-1980 


18 . 


प्राथमिक महिला बुनकर सहकारी संस्था मर्या., गोहद 


369/ 23-04-1992 


19 . 


अंशारी कालीन सहकारी संस्था मर्या., मौ 


664/ 01-03-1997 


1129 / 30-06-2006 


20 . 


मौमिन कालीन सहकारी संस्था मर्या., मौ 


193/ 09-01-1970 


1196/ 20-06-1991 


21. 


122/ 26-12-1962 


धातुकाष्ट पला एवं वास्तु निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., गोहद 
धातुकाष्ट पला एवं वास्तु निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., घमूरी 


22 . 


264 / 24--12-1964 


2578 / 16-10-1992 


23. 


दाल - चावल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नौनेरा 


2929 / 29-09-1977 


2729 / 29-09-1977 


24 . 


ईंट - भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सर्वा 


893/ 26-02-1974 


25 . 


हरिजन तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मौ 


2727/ 24-04-1971 


26. 


राष्ट्रीय तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., गोहद 


7085 / 05-12-1977 


931 / 31-03-1990 


27 . 


विजय भारत ईंट - भट्टा सहकारी संस्था मर्या., मौ 


585 / 18-05-1988 


782/ 27-04-1995 


28. 


बौद्ध ईंट - भट्टा सहकारी संस्था मर्या., मालनपुर 


449 / 26-03-1987 


789/ 27-04-1995 


29 . 


आदर्श चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., जलालपुरा 


547 / 23-11-1996 


30 . 


पत्थर उद्योग सहकारी संस्था मर्या., गोहद 


27/ 12-12-1986 


2216 /04-11-2010 


31 . 


परोपकार चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., दहगाँव 


775 / 25-03-1996 


983 / 06-04-2005 


32. 


नवीन चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मौ 


772/ 15-03-1996 


33. 


मैंकेनिल 

टूल्स 

उद्योग सहकारी संस्था मर्या., गोहद 


7729 / 23-07-1982 


34. 


संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या. , रतवा 


269 / 20-01-1975 


35 . 


संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., इटायंदा 


210 / 19-05-1967 


36 . 


इंद्रागाँधी सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., चितौरा 


963/ 18-08-1974 


37 . 


मलखान सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., सिरसा इटायंदा 


234 / 11-02-1971 


1124 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 


[ भाग 3 ( 1 ) 


मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के धारा -71 ( 1 ) के अन्तर्गत परिसमापन दि. से संस्थाओं की समस्त आस्तियां 
परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं अत : मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम -57 ( सी ) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध 
दावों की सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस 

प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो , तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप - पंजीयक , 
सहकारी संस्थाएं , भिण्ड में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/ सदस्यगण किसी भी लाभ 
के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में 
लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. 


यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/ डेडस्टॉक / संस्था का रिकार्ड किसी के पास हों तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, 
यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं , तो सम्बन्धित के विरुद्ध 
उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी. 

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/ साहूकारों/ सदस्यों के दावे 
आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गत वर्षों की अंकेक्षक स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम 
अधिकारी, के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा. 


यह सूचना आज दिनांक 18 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई. 


( 516 ) 


सुरेश सिंह , 

सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक . 
कार्यालय उप - रजिस्ट्रार , सहकारी सोसायटीज, शिवपुरी 


निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति 
कहा गया है ) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 ( 1 ) के अन्तर्गत कॉलम 
नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/ कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था : 


क्रमांक 


नाम परिसमापन समिति 


पंजीयन क्रमांक 

व दिनांक 


परिसमापक की नियुक्ति 
आदेश क्रमांक /दिनांक 


परिसमापक का नाम 

एवं पद 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


ईंट - भट्टा 


147/ 16-02-1963 


2452 / 11-12-2012 


उद्योग सहकारी संस्था 
मर्यादित, खनियाधाना . 


श्री ए. के. एस. भदौरिया , 

अंकेक्षण अधिकारी . 


चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण 
कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का 
पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 


अतएव मैं , एस . के. सिंह, उप -पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना 
क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह- 1- सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी 
सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित 
निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है . 


यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया. 


( 518 ) 


शिवपुरी , दिनांक 02 अगस्त, 2013 


क्र ./ परि./ 2013 /1247. - निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी 
समिति को ( जिन्हें आगे समिति कहा गया है ) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते 


भाग 3 ( 1 ) ]] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 

1125 
धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/ कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त 
किया गया था : 


क्रमांक 


नाम परिसमापन समिति 


पंजीयन क्रमांक 

व दिनांक 


परिसमापक की नियुक्ति 
आदेश क्रमांक /दिनांक 


परिसमापक का नाम 

एवं पद 


1 


2 


3 


4 


5 


146/ 15-04-1964 


2400/ 11-12-2012 


1. कलेक्टेट विभाग वेतन भोगी सहकारी 

संस्था मर्या., शिवपुरी. 


श्री व्ही . डी . अग्रवाल 
सहकारिता विस्तार अधिकारी शिवपुरी . 


चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण 
कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का 
पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 


अतएव मैं , एस. के. सिंह, उप - पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना 
क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी 
सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित 
निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है . 


यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया. 


( 518 - A ) 


शिवपुरी, दिनांक 02 अगस्त, 2013 


क्र ./ परि ./ 2013/1248. - निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी 
समिति को ( जिन्हें आगे समिति कहा गया है ) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए 
धारा -70 ( 1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/ कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त 
किया गया था : 


क्रमांक 


नाम परिसमापन समिति 


पंजीयन क्रमांक 

व दिनांक 


परिसमापक की नियुक्ति 
आदेश क्रमांक/दिनांक 


परिसमापक का नाम 

एवं पद 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


521/ 31-12-2005 


1376 / 30-11-2011 


अ. ज. जा . पत्थर उत्खनन सहकारी 
संस्था मर्या., सेवढा. 


श्री आर. एन. गुप्ता, 
सहकारी निरीक्षक . 


चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण 
कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का 
पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 


अतएव मैं , एस . के . सिंह, उप - पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना 
क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी 
सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा-18 ( 1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित 
निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है . 


यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया. 


( 518 - B ) 


1126 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 


[ भाग 3 ( 1 ) 


शिवपुरी, दिनांक 02 अगस्त , 2013 
क्र ./ परि ./ 2013/ 1249. - निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी 
समिति ( जिन्हें आगे समिति कहा गया है ) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए 
धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/ कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त 
किया गया था : 


क्रमांक 


नाम परिसमापन समिति 


पंजीयन क्रमांक 

व दिनांक 


परिसमापक की नियुक्ति 
आदेश क्रमांक /दिनांक 


परिसमापक का नाम 

एवं पद 


1 


2 


3 


4 


5 


1. तहसील वेतन भोगी सहकारी संस्था 93/ 04-11-1963 2399 / 11-12-2012 

श्री व्ही . डी . अग्रवाल 
मर्या., शिवपुरी . 

सहकारिता विस्तार अधिकारी शिवपुरी . 
चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण 
कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का 
पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 

अतएव मैं , एस. के. सिंह, उप -पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना 
क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी 
सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित 
निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है . 

यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया . 


( 518 - C ) 

शिवपुरी, दिनांक 02 अगस्त, 2013 
क्र ./ परि ./2013/1250. - निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी 
समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है ) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए 
धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/ कर्मचारी को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त 
किया गया था : 


क्रमांक 


नाम परिसमापन समिति 


पंजीयन क्रमांक 

व दिनांक 


परिसमापक की नियुक्ति 
आदेश क्रमांक /दिनांक 


परिसमापक का नाम 

एवं पद 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


704/ 07-05-2004 


ग्रामीण महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी 447/ 24-12-1999 

श्री ए. के . एस. भदौरिया , 
भण्डार मर्यादित , सेसई सड़क . 

अंकेक्षण अधिकारी. 
चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण 
कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का 
पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा. 

अतएव मैं , एस. के. सिंह, उप - पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना 
क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह -1- सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी 
सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा-18 ( 1 ) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित 
निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है. 
यह आदेश आज दिनांक 02 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया . 

एस . 

के . सिंह , 
( 518 - D ) 

उप -रजिस्ट्रार . 
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन - सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , ग्वालियर द्वारा मुद्रित -2013. 


श 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 40 ] 


भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 04 अक्टूबर 2013 - आश्विन 12, शके 1935 


भाग 3 ( 2 ) 


निरंक 


